निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 18 मार्च 2016 


( सं0 पटना 222) 


सं0 1 / स्था0 (1) 703 / 2010 - 1859 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


संकल्प 

4 मार्च 2016 
विषय : - संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों (प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु 

चिकित्सा पदाधिकारी) का मानदेय रू0 22,500 / - प्रतिमाह से दिनांक 01.01. 2016 के प्रभाव से 
रू0 29 ,500 / - प्रतिमाह करने की स्वीकृति के संबंध में । 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पद 
पर संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों को विभागीय आदेश संख्या - 3110 दिनांक 26.04. 2010 के द्वारा दिनांक 
01.05. 2010 के प्रभाव से रू0 22, 500 / - प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस संदर्भ में 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या - CWJC No .- 17700 / 2012 डॉ० कोणार्क कुणाल एवं अन्य बनाम 
राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में सरकार द्वारा संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों को 
रू0 22,500 = 00 के मानदेय में वृद्धि करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या - 2401 दिनांक 18.07.2007 की 
कंडिका - 4 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 06 .08.2015 को त्रिसदस्यीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के 
उपरांत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों की मानदेय की राशि रू0 22,500 / - से बढ़ाकर 
मानदेय की राशि दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से रू0 29,500 / - प्रतिमाह करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की 
गयी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 222- 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih.nic. in 


